निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 माघ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 107 ) पटना , शुक्रवार 25 जनवरी 2019 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

2 जुलाई 2018 
सं० 2 स्था० - 56/ 18 - 4493/ वि०स० — श्री अंजनी कुमार सिन्हा, वरीय प्रतिवेदक , बिहार विधान सभा सचिवालय 
को महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) का कार्यालय , बिहार, पटना के पत्रांक - जी०ई० -12- BLA- XIX -5 -143 , दिनांक 
04.06. 18 के आधार पर बिहार सेवा संहिता के नियम - 234 के तहत दिनांक 23.05. 18 से 08. 06. 18 तक रूपान्तरित 
अवकाश स्वीकृत किया जाता है । उक्त संहिता के नियम - 159 के तहत दिनांक 09. 06. 18 एवं 10. 06.18 तक सार्वजनिक 
अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी जाती है । 

आदेश से , 
जयराम सिंह , 
अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 107 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


